निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 ज्येष्ठ 1938 ( श ) 
( सं० पटना 443 ) पटना , सोमवार , 6 जून 2016 

गृह विभाग 
( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचना 

30 मई 2016 
सं० 1 / सी0बी0आई0 - 80 - 07 / 2015 - गृ0आ0 - 4217 - दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम -1946 (1946 
का अधिनियम - 25) की धारा -6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, किशनगंज थाना कांड 
सख्या - 273 / 15 , दिनांक 13.07. 2015 धारा - 304 भा0द0वि0 , जो बी0एस0एफ0 खगड़ा किशनगंज की बहाली में आये 
अभ्यर्थी सुजीत कुमार शर्मा के मृत्यु से संबंधित है, के अनुसंधान / पर्यवेक्षण एवं अन्य अपेक्षित कार्रवाई के लिए दिल्ली 
विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों को समूचे बिहार राज्य में शक्तियों एवं अधिकारिता के प्रयोग के लिए सहमति देते हैं । 

आदेश से, 
रंजन कुमार सिन्हा , 

सरकार के संयुक्त सचिव । 
The 30 " May 2016 
No. 1/ C. B.I.-80-07/ 2015 - HP-4217 — In exercise of the powers conferred under 
section- 6 of the Delhi Special Police Establishment Act , 1946 ( Act 25 of 1946 ) the 


Governor of Bihar is pleased to accord his consent to exercise of powers and jurisdiction to 


the whole of Bihar to the members of Delhi Special Police Establishment to investigate / 


ar 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 6 जून 2016 
supervise and inquire into the Kishanganj P.S . Case No. 273/15 , dated 13 .07 . 2015 U /S 304 
IPC which is related to death of Sujeet Kumar Sharma, a candidate who came for 
recruitment at B . S . F . Khagra Kishanganj . 

By order, 
RANJAN KUMAR SINHA, 
Joint Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 443 - 571 + 10 - डी0टी0जी0I 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


